. 


रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/99 


REGD. NO . D. L.-33004/ 99 


मयमा पति 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India , 


( 


Mar 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग 1 - खण्ड ३ - उप - खंड (i) 
PARTIL - Section 3 -- Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली, बृहस्पतिवार , अक्तूबर 25 , 2001 / कार्तिक 3, 1923 
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 25, 2001/KARTIKA 3, 1923 


- 


- 


- - 


- - - मान 


- 


- 


- - 


- 


D 


DA 


AN - 


- 


सं . 541 ] 
No. 541] 


- 


- 


- 


गृह मंत्रालय 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 2001 
सा . का.नि . 799 ( अ ).-- केन्द्रीय सरकार, भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल अधिनियम, 1992 ( 1992 का 35 ) की धारा 156 की उपधारा ( 2 ) 
के खण्ड ( ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल, जज अटर्नी जनरल ( अपर उप महानिरीक्षक ), अपर जज 
अटर्नी जनरल ( कमाडेंट), उप जज अटर्नी जनरल ( उप कमांडेंट ) और अज अटर्नी ( सहायक कमाडेंट ) भर्ती और सेवा शर्त नियम , 1999 का 
संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( i ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल , जज अटर्नी जनरल ( अपर उप महानिरीक्षक ), अपर जज अटी जनरल 
( कमाडेंट) भर्ती व सेवा - शर्त ( संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( ii ) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे । 

2. भारत -तिब्बत सीमा पुलिस बल जज अटर्नी जनरल ( अपर उप महानिरीक्षक ), अपर जज अटर्नी जनरल ( कमाडेंट ), उप जज अटी 
जनरल ( उप कमाडेंट ) और जज अटर्नी ( सहायक कमाडेंट ) भर्ती और सेवा शर्त नियम , 1999 को अनुसूची में 

( i ) क्रम सं. 1 पर उल्लिखित पद के सामने, स्तंभ 12 में , उपशीर्ष , प्रोन्नति द्वारा के नीचे, तीन वर्ष शब्दों के स्थान पर, दो वर्ष शब्द 

रखे जायेंगे ; 
( i ) क्रम सं. 2 पर उल्लिखित पद के सामने , स्तंभ 12 में , उपशीर्ष प्रोन्नति द्वारा, के अधीन " जिन्होंने उस श्रेणी में नौ वर्षनियमित सेवा 

की है और साथ ही जिन्हें विधिक मामले/न्यायालय मामले सम्बन्धी कार्य करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है " शब्दों के स्थान पर 
" जिन्होंने उस श्रेणी में छह वर्षनियमित सेवा की है और बल में " क " समूह में पन्द्रह वर्ष की सेवा की है और जिन्हें विधिक मामले/ 
न्यायालय के मामले संबंधी कार्य करने का पन्द्रह वर्ष का अनुभव है " शब्द रखे जाएंगे । 

[ फा . सं. 1 - 12014/5/2001 - संगठन ( कार्मिक I) ] 

श्याम जिन्दल , उप सचिव 
पाद टिप्पण: - - मूल नियम सा. का . नि . 636 ( अ ) 15 सितम्बर, 1999 द्वारा अधिसूचित किया गया है और सा . का . नि . 663 ( अ ) तारीख 

24 सितम्बर, 1999 द्वारा शुद्धिपत्र जारी किया गया । 


3352 GI/ 2001 


( 1 ) 


(PART II — SEC . 3 (1)] 


Ott 


41 


- 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

MINISTRY OF HOME AFFAIRS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 23rd October , 2001 


G .S. R . 799 (E ). - In exercise of the powers conferred by clause (b ) of Sub -section (2) of Section 136 of the Indo 
Tibetan Border Police Force Act, 1992 (35 of 1992 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Indo - Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General (Additional Deputy Inspector General), Additional Judge 
Attomoy General (Commandant), Deputy Judge Attomey Gencral (Deputy Commandant) and Judge Attomey (Assistant 
Commandant) Recruitment and Conditions of Savice Rules, 1999 namely : 

1. (1) These rules may be called the Indo- Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General (Additional 
Deputy Inspector General), Additional Judge Attorney General (Commandant), Recruitment and Conditions of Service 
( Amendment)Rules, 2001. 


(2) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette, 


2 . In the Schedule to the Indo - Tibetan Border Police Force, Judge Attorney General (Additional Deputy Inspector 
General), Additional Judge Attorney General (Commandant),Deputy Judge Attorney General (Deputy Commandant) and 
Judgo Attomey (Assistant Commandant)Recruitment and Conditions of Service Rules, 1999 . 


(1) against the post appearing at serial No. 1, in column 12, under sub -heading By Promotion , for the words , 

" three years" , the words " two years " shall be substituted ; 


( i ) against the post appearing at scrial No. 2 , in column 12 , under sub -hcading By Promotion , for the words, 

" nine years regular service in the grade and fifteen years experience in dealing with legal matters/court 
cases", the words " six years service in the gradeand fifteen years of Group A service in the Force having 
fifteen years experience in dealing with legalmatters/court cases" shallbe substituted . 


[F , No. 1 - 12014 /5 /2001-ORG (Pers .I] 


SHYAM JINDAL , Dy . Secy. 


FOOT NOTE :— The principal rules were notified vide mumber GSR 636 (E ), dated the 15th September 1999 , and 

Corrigendum issued vide number GSR 663(E ), dated the 24th September , 1999 . 


Printed by the Manager, Govt of India Proos, Ring Road , Mayapuri, Now Dolhi- 110064 

and Published by the Controller of Publioations , Dolhi- 110054 


